रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO. D . L.- 33004/ 99 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART IISection 4 


प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 105 ] 
No. 105 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 10 , 2006 / आषाढ़ 19 , 1928 
NEW DELHI , MONDAY, JULY 10 , 2006/ ASADHA 19, 1928 


ग . . : 


: . . . : : 


. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण.. 

__ अधिसूचना 

____ नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2006 
फा . सं. 14- 12/ 2006 - एफए. - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 की धारा 8 के साथ पठित 36 की 
उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा कार्य संव्यवहार 
.. . के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बैठक विनियम , 1999 में आगे निम्नलिखित संशोधन करता है । 

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ 
1. (i) इस विनियम को " कार्य संव्यवहार के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बैठक ( दूसरा संशोधन ) 

विनियम , 2006. ( 2006 : का 7 ) " कहा जाएगा। 
(ii ) यह विनियम भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । 

2 कार्य संव्यवहार के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की बैठक विनियम, 1999 के खण्ड IV के विनियम 9 में 
पैराग्राफ (i) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी : 

" परंतु जहां प्राधिकरण में किसी समय तीन अथवा उससे कम सदस्य हों तब किसी बैठक के कार्य संव्यवहार के लिए कोरम दो सदस्यों 
का होगा । " 
3. इस विनियम में शामिल मामलों के स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने के लिए विनियम के अनुबंध- क में व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया .. 


गया है । 


राजेन्द्र सिंह , सचिव 
[विज्ञापन -III/IV/142 /2006/ असा. . 

अनुबंध क 
व्याख्यात्मक ज्ञापन 
1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की योजना के अनुसार प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिक से 
अधिक दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिक से अधिक दो अंशकालिक सदस्य होंगे, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष तथा 
अन्य सदस्यों का कार्यकाल , केन्द्र सरकार द्वारा इसकी ओर से अधिसूचित किए गए अनुसार इस कार्यालय में उनके पद धारण की तारीख से 
अधिक से अधिक तीन वर्ष अथवा जब तक वे 65 की आयु प्राप्त नहीं कर लेते , जो भी पहले हो , तब तक का होगा । 


2068 G1/ 2006 


(1 ) 


A1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — Sec . 41 


LT 


2 . पहले के अध्यक्ष तथा पूर्ववर्ती प्राधिकरण के दो पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल मार्च/ अप्रैल , 2006 के दौरान समाप्त हो गया था । 
अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल भी 14 जुलाई, 2006 को समाप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार ने नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जिन्होंने 
: 17 , 2006 met prefer TEU pa frente get qutabilita pa foren for fear , fordi 30 77, 2006 
बाह्न अपना कार्यभार ग्रहण किया है । तथापि केन्द्र सरकार द्वारा एक अन्य पूर्णकालिक सदस्य तथा दो अंशकालिक सदस्यों की अभी मियुक्ति की 
जानी है । वास्तव में 15 जुलाई, 2006 से प्राधिकरण में केवल दो सदस्य ( अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालिक सदस्य ) ही रह जाएंगे। एक पूर्णकालिक 
सदस्य या अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति न होने की स्थिति में , प्राधिकरण के बैठक के लिए अपेक्षित कोरम जो तीन सदस्यों का है, पूरा नहीं 
होगा । प्राधिकरण की बैठक में समय पर विनियामक निर्णय लेने में विलंब न हो इसके लिए यह महसूस किया गया कि जब कभी प्राधिकरण में , 
तीन या तीन से कम सदस्य हों, तब दो सदस्यों के कोरम की व्यवस्था करने के लिए इस विनियम में संशोधन किया जाए । 

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 


سمعتكبنعمظمثلا 


NOTIFICATION 


سنهتنعشلتفعي 


SL 


New Delhi, the 10th July, 2006 
F. No. 14 - 12 / 2006 - FA . In exercise of the powers conferred upon it under Clause (a ) of Sub - section (2 ) of 
Section 36 read with Section 8 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Authority hereby further amend 
the TRAIMeetings for Transaction of Business Regulation , 1999 , namely : 

Short Title , extent and commencement 
1. (1) This Regulation shall be called the “ TRAI Meetings for Transaction of Business ( Second Amendment ) 

Regulation, 2006 (7 of 2006). 
(i ) This Regulation shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India . 

2 . In Section IV of the TRAIMeetings for Transaction of Business Regulation , 1999, in regulation 9, the following 
roviso and the entries relating thereto shall be inserted after paragraph (i) and the entries relating thereto, namely : . 

Provided where the Authority comprises three or less Members ata particular time, the quorum for transaction of 
business for a meeting shall be two Meinbers." . 

3. This Regulation contains at Annex - A , an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to 
latters covered under this Regulation . 

RAJENDRA SINGH , Secy. 
[ADVT. II / IV /142/2006/Exty. 

Annex - A 
Explanatory Memorandum 
1 As per the Scheme of the Telecom Regulatory Authority Act, 1997 the Authority shall consist of a Chairperson , 
ad not more than two whole timemembers and not more than two part- time members, to be appointed by the Central 
: overnment. The Chairperson and other members shall liold office for a term not exceeding three years , as the Central 
uvernment may notify in this behalf , from the date on which thcy cnter upon their offices or until they attain the age of 
ty - five years,whichever is earlier . 

2. The previous Chairperson and two whole timemembers of erstwhile Authority demitted their office during the 
entis of March April 2006 . The tenure of existing two part- timemembers is also coming to an end on 14th July, 2006 . The 
stralGovernment has appointed new Cliairperson who assumed office on 22nd March , 2006 . The CentralGovernment 
as appointed one whole timemember who assumed office on 30th June, 2006 . However , appointment of other whole time 
omber and the two part- time members is yet to be made by the Central Government. In effect, from 13th July, 2006 only two 
lembers ( Chairperson and one whole timemember) will constitute the Authority. In the absence of appointment of one 
noletimemember or part- timemember, the required quorum of Authority meeting , which is threemembers , would notbe 
implete . In order to avoid any delay in taking timely regulatory decisions by transacting businesses in the meetings of 
uthority , it is felt necessary to amend the existing regulation by prescribing a reduced quorum of only two members as and 
hen the Authority comprises of three or less than three members. 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Deihi-110064 

and Published by the Controller of Puhlications , Delhi- 110054 . 


